रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


+ 


. 


T 


, 


P 


-TAM 


. 


ER 


. 
. 


. 

. 


Hi 


PAN 


.. 

. 


HE 


. 
" 


. 
. 


. 


1. 


. 


. 


. 


. . 


. 


सभामबजगाने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 30 , 2016 / आषाढ़ 9 , 1938 
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30 , 2016/ ASADHA 9, 1938 


सं. 1630 ] 
No. 1630 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 जून, 2016 
का . आ . 2258( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3392 ( अ), तारीख 15 दिसम्बर , 2015 , जो 
भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 
महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 ( नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 53 ) के 141.028 कि . मी . से 
177. 750 कि . मी . ( आरंग - सरायपाली सेक्शन) तक के भखण्ड का (पिथौरा जोंक नदी 
निर्माण ( चौडा करने / चार / छह लेन का बनाने , आदि ), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 
31 जनवरी, 2016 को " नवभारत " और " दि हितवाद दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 
धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


3266GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 
छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 06 ( नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53जैसा लाग) के कि . मी . 141.028 से कि . मी . 177. 750 
(पिथौरा, जोंक नदी और सांकरा बाइपास सहित ) ( आरंग - सरायपाली सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा 
संरचना सहित भमि का संक्षिप्त विवरण : 


क्र . स | जिले का | तालुक / 
नाम तहसील का 

नाम 


गांव का 
नाम 


सर्वेक्षण | भूमि का | भूमि की । क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्तियों के नाम 
/ खसरा प्रकार 

( वर्गमीटर में ) 


प्रकृति 


संख्या 


5 


महासमुन्द | पिथौरा 


(1 ) लहरौद | 768 तु. 


6 
शासकीय पानी के नीचे 

एवं तालाब पार 


325 


छ . ग . शासन 


770 तु. | शासकीय | सड़क / रास्ता 


328 


छ. ग. शासन 


838 / 1 तु . 


निजी 


पड़त 


200 


| नरेन्द्र पिता रामनिवास 

ठाकुर 


839 / 6 तु. 


निजी 


पड़त 


144 


रामेश्वर पिता शिव शंकर 

होता 


839 / 7 तु. | निजी 


पड़त 


190 


जयंत पिता हलधर 


905 


शासकीय छोटे झाड़ के 

जंगल 


22 


छ . ग. शासन 


908 / 3 


निजी 


पड़त 


100 


नमोकंकण पिता हीरालाल 


908 / 4 


निजी 


पड़त 


100 


रूपसिंह पिता आत्माराम 

अघरिया 


| 910 / 1 तु . निजी | धनहा सिंचित 


130 


बिसाहू पिता रूपसिंह 


( 2 ) राजासवैया | 777 / 1 | 


राजासवैया 7/1 | निजी 


निजी । धनहा सिंचित 


1420 


खुर्द 


तजिन्दर कौर बेवा इंद्रजीत 
सिंह , प्रीतम कौर बेवा 

मोहन सिंह 


1 


1200 


छ . ग . शासन 


| 
लोहरिनडोंगरी 


| शासकीय | छोटे झाड़ के 

जंगल 


2 / 1 तु . 


निजी 


600 


। 


बलराम पिता परसराम 


धनहा 
असिंचित 


2 / 3 तु . 


निजी 


100 


धनहा 
असिंचित 


। सलेन्दी जौ 

सुलेन्द्री जौ. फागूलाल 


2 / 4 


निजी 


100 


जानकी जौ . ठंडाराम 


धनहा 
असिंचित 


[ HTT II - QU5 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 T . 


निजी 


50 


धनहा 
असिंचित 


धनीराम , पदमिनी, 
कुमोदनी, चंपीलता पिता 
अंकुर, तक्षशीला बे. अकुर 


6 / 45 G. 


Auf 


धनहा 
असिंचित 


30 


जानकी जौ . ठंडाराम 


[ 997. HTRIYT / 1 .31./ 11013 / 01 / 7124 – 171.01 ./ praye / g4c1444 –572 ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिब 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th June , 2016 
S . O . 2258 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , number S . O . 3392 (E ) , dated 15th December, 2015 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, 
Section 3 , Sub Section (ii) issued under sub section (1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the aid Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening/ Four/Six -laning , etc .), maintenance, management and 
operation of National Highway No. - 6 (New -NH -53), on the stretch of land from Km 141.028 to Km . 177 .750 
( Including Pithora , Jonk River for Sankra By Pass ) of NH No. 6 (New NH -53 ) (Aurang - Saraipali Section ) in District 
Mahasamund in the State of Chhattisgarh ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “Navbharat” and “ The Hitavada ” , both 
dated 31 January , 2016 under sub -section ( 3 ) A of the said Act; 


And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority ; 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of 
land from Km . 141. 028 to Km . 177 .750 (Including Pithora , Jonk River for Sankra By Pass ) of 
NH No . 6 (New NH -53) (Aurang -Saraipali Section ) of the National Highway No . 06 (New NH -53) 
in the State of Chattisgarh . 


Serial Name of the Name of Name of the 
Number district 

| The 

Village 
Taluk / 
Tehsil 


Survey /Khasra 

Number 


Type of 
land 


Nature of Area 
land 

square 
metres ) 


Name of the 

Person 
Interested 


5 


4 
( 1) Lahroud 


8 
325 


Mahasamund 


Pithora 


768 Tu 


Govt. of C .G . 


6 

7 
Government 

Under 
Water 

Talab Par 
Government Road /Way 


770 Tu 


328 


Govt. of C .G . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


838 / 1 Tu 


Private 


Padat 


200 


Narendra S /o 
Ramniwas 

Thakur 
Rameshwar 

S /o Shiv 
Shankar Hota 


839 /6 Tu 


Private 


Padat 


144 


839/7 Tu 


Private 


Padat 


190 


Jayant S / o 

Haldhar 
Govt. of C .G . 


905 


Government 


22 


Chhote 
Jhad ke 
Jungle 
Padat 


908 / 3 


Private 


100 


Namokankan 

S /o Hiralal 


908 / 4 


Private 


Padat 


| 100 


| Rupsingh S / o 

Atmaram 
Aghariya 
Bisahu S /o 
Rupsingh 


910 / 1 Tu 


Private 


130 


Dhanha 
irrigated 


777 / 1 


Private 


1420 


( 2 ) 
Rajasewaiya 

Khurd 


Dhanha 
irrigated 


Tajindar Kour 
Late Indrajit 
Singh , Pritam 

Kour Late 
Mohan Singh 
Govt. of C .G . 


1200 


( 3 ) 
Lohrindongari 


Government Chhote 

Jhad ke 

Jungle 
Private Dhanha un 

irrigated 


2 / 1 Tu 


600 


Balram Slo 
Paras ram 


2 / 3 Tu 


Private 


Dhanha 
unirrigated 


Sulendri wlo 

Fhagulal 


2 / 4 


Private 


100 


Dhanha 
unirrigated 


Janki w / o 
Thanda Ram 


3 Tu 


Private 


Dhanha 1 50 
unirrigated 


Dhani ram , 
Padminee , 

Kumodni , 
Champilata , s/ o 

Akrur, 
Takchsila wlo 

Akrur 
Janki w /o 
Thanda Ram 


6 /45 Tu 


Private 


30 


Dhanha 
unirrigated 


[F . No. NHAI/LA/ 11013/01/Notif.- C .G ./Raipur /FTS -572 ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


